निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 318) 


19 आषाढ़ 1931 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 10 जुलाई 2009 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


- - 


अधिसूचना 
28 मई 2009 


सं0 7 / स्था - 1 - 9 - 2 / 08 का0 4928 - महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक 3723 , दिनांक 


7 मार्च 2009 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में 26वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर औपबंधिक 
रूप से असैनिक न्यायाधीश ( कनीय कोटि ) के पद नियुक्त श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी (मेधा कमांक 58) का त्याग - पत्र 
दिनांक 12 फरवरी 2009 के प्रभाव से इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि उनके नियंत्री पदाधिकारी इस 
बात को सुनिश्चित कर लेगे कि उनके पास कोई सरकारी राशि / सामग्री बाकी न हो । 

बिहार - राज्यपाल के आदेशानुसार , 

( ह0 ) - अस्पष्ट , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 318 -571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


